TO 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 चैत्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 269 राँची, मंगलवार , 


26 मार्च, 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
18 फ़रवरी, 2019 


संख्या -03/ पद०-01( क ) -02/2019 का.- 1459-- श्री नेसार अहमद , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
569/03 , गृह जिला- सिवान ) सचिव , अल्पसंख्यक आयोग, झारखण्ड, रांची ( प्रोन्नति के उपरांत धारित 
पद अपर सचिव स्तर में उत्क्रमित) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव , 
अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग , झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

II. श्री अहमद को अपने कार्यों के साथ सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, झारखण्ड, रांची एवं 
प्रबंध निदेशक , झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, रांची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा 
जाता है । 


संख्या-03/ पद०-01( क )-02/2019 का . - 1460- श्री नागेन्द्र कुमार सिन्हा, झा ०प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक-626 /03, गृह जिला- रांची) उप विकास आयुक्त, गुमला को स्थानांतरित करते हुए 

अगले 
आदेश तक उप विकास आयुक्त- सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् , जामताड़ा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 26 मार्च, 2019 
संख्या -03 /पद०-01(क )-02/2019 का.- 1461-- श्री सलन भुईयाँ, झा ०प्र ० से० ( कोटि क्रमांक 
745/03, गृह जिला- रांची) परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास अभिकरण , चाईबासा को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास अभिकरण, 
साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/ पद०-01( क )-02/2019 का .-1462-- श्री शशि प्रकाश झा , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
661/03 , गृह जिला- पूर्णिया) विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धनबाद (प्रोन्नति के उपरांत धारित पद 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर 
नगर आयुक्त, चास ( बोकारो) के पद को उत्क्रमित करते हुए अपने वेतनमान में पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या-03/पद०-01( क) -02/2019 का .-1463/ श्री शशि भूषण मेहरा, झा ० प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
699/03 , गृह जिला- देवघर ) विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, रांची ( प्रोन्नति के उपरांत धारित पद 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना 
निदेशक , समेकित जनजाति विकास अभिकरण, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/ पद०-01 (क )-02/2019 का.- 1464-- श्री पवन कुमार, झा ०प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
690/03 , गृह जिला- नवादा ) संयुक्त सचिव , वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या-03/पद०-01 (क )-02/2019 का.-1465-- श्री संजय कुमार प्रसाद , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
612/03 , गृह जिला- पटना) संयुक्त सचिव , पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, श्रम,नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/पद०-01(क)-02/2019 का.-1466-- श्री राजेश कुमार राय, झा ०प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
700/03, गृह जिला- हजारीबाग) संयुक्त सचिव , राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची 
को स्थानांतरित करते 

हुए 

अगले आदेश तक परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास अभिकरण, 
दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -03/पद०-01(क)-02/2019 का .-1467-- श्री ज्ञानेन्द्र कुमार , झा ०प्र ० से० ( कोटि क्रमांक 
710/03, गृह जिला- सारण ) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, रांची को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक उप सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची के पद को उत्क्रमित करते 
हुए अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-03/ पद०-01 ( क ) -02/2019 1468-- श्री अरविन्द कुमार मिश्र, झा ०प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक -623/ 03 , गृह जिला- गोड्डा) संयुक्त सचिव , भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा 
विभाग , झारखण्ड, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


का. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 26 मार्च, 2019 


3 


का. 


1469- 


- 


संख्या-03 / पद०-01( क ) -02/2019 

श्री राजीव रंजन कुमार , झा ०प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक-716/03 , गृह जिला- पलामू ) महाप्रबंधक, कार्मिक- सह -सामान्य प्रशासन , झारखण्ड उर्जा 
विकास निगम लिमिटेड, रांची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, भवन 
निर्माण विभाग , झारखण्ड, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/पद०-01(क )-02/2019 का.- 1470-- श्री हरि कुमार केशरी, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
634/03, गृह जिला- रांची) सचिव, जियाडा, आदित्यपुर , सरायकेला खरसांवा को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त -सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, गुमला के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/पद०-01( क) -02/2019 का.- 1471-- श्री राजू रंजन राय, झा ० प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
688/03, गृह जिला- पटना) संयुक्त सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, रांची को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग, 
झारखण्ड, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/ पद०-01( क )-02/2019 का.- 1472-- श्री मोती जार्ज लकड़ा, झा ० प्र ० से० ( कोटि क्रमांक 
597/03, गृह जिला- रांची ) संयुक्त सचिव , महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, 
रांची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , वाणिज्य -कर विभाग, झारखण्ड, रांची 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03 /पद०-01( क ) -02/2019 का.- 1473-- श्री सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय, झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक-669/ 03 , गृह जिला- रोहतास) निदेशक, योजना एवं पुनर्वास, बोकारो को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या-03/ पद०-01( क ) -02/2019 का.- 1474-- श्री बिन्देश्वरी ततमा, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
636/03, गृह जिला- सहरसा) संयुक्त सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, 
झारखण्ड, रांची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति 
विकास अभिकरण , लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/ पद०-01( क )-02/2019 का.- 1475-- श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
596/03, गृह जिला- गोपालगंज ) परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास अभिकरण , लातेहार को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास अभिकरण, 
सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03 /पद०-01(क ) -02/2019 का.- 1476-- श्री अंजनी कु ० मिश्रा, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
665/03 , गृह जिला- पटना) अपर समाहर्ता, रांची (प्रोन्नति के उपरांत धारित पद संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष स्तर में उत्क्रमित) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, लोहरदगा के 
पद को उत्क्रमित करते हुए अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है। 


4 


- 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 26 मार्च, 2019 
संख्या-03/पद०-01(क ) -02/2019 का.- 1477-- श्री अरविन्द कुमार , झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
687/03, गृह जिला- औरंगाबाद) अपर समाहर्ता, सिमडेगा ( प्रोन्नति के उपरांत धारित पद संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, 
खूटी के पद को उत्क्रमित करते हुए अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या-03/पद०-01( क )-02/2019 का.- 1478-- श्री जय किशोर प्रसाद , झा ० प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
691/03, गृह जिला- रांची) अपर उपायुक्त , पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा (प्रोन्नति के उपरांत धारित पद 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर 
समाहर्ता, 

पाकुड़ के पद को उत्क्रमित करते हुए अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


का. 


1479- 


संख्या-03 / पद०-01 ( क )-02/2019 

श्री अनिल कुमार तिर्की, झा ०प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक-746/ 03 , गृह जिला- पलामू) अपर समाहर्ता, गोड्डा (प्रोन्नति के उपरांत धारित पद 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर 
समाहर्ता, कोडरमा के पद को उत्क्रमित करते हुए अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/ पद०-01( क )-02/2019 का.- 1480-- श्री श्रीनारायण विज्ञान प्रभाकर , झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक -574/03, गृह जिला- पटना) अपर समाहर्ता, गोड्डा (प्रोन्नति के उपरांत धारित पद 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , 
लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह के पद को उत्क्रमित करते 
हुए अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या-03/पद०-01(क )-02/2019 का.- 1481-- श्रीमती इन्दु रानी, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
639/03, गृह जिला- पूर्णिया) निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , देवघर (प्रोन्नति के उपरांत धारित पद 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , 
राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , धनबाद के पद को उत्क्रमित करते हुए अपने वेतनमान में पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या-03/ पद०-01( क ) -02/2019 का.- 1482-- श्रीमती रंजना मिश्रा, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
686/03, गृह जिला- खगडिया) निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर (प्रोन्नति 
के उपरांत धारित पद संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित ) को स्थानांतरित करते हुए 

अगले 
आदेश तक क्षेत्रीय उप निदेशक , जियाडा, आदित्यपुर , सरायकेला खरसांवा के पद को उत्क्रमित करते 
हुए 

अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/पद०-01 (क )-02/2019 का.- 1483-- श्रीमती अनिता सहाय , झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
707/03, गृह जिला- पटना ) निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , 
सरायकेला खरसावाँ (प्रोन्नति के उपरांत धारित पद संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण, जमशेदपुर के पद को उत्क्रमित करते हुए अपने वेतनमान में पदस्थापित किया 
जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 26 मार्च, 2019 


5 


संख्या-03/ पद०-01( क )-02/2019 का.- 1484-- मो ० हैदर अली, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
715/03, गृह जिला- गया) निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, पलामू (प्रोन्नति के उपरांत धारित पद 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, 
लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , गुमला को उत्क्रमित करते हुए 
अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


के पद 


संख्या-03/ पद०-01( क )-02/2019 का.- 1485-- श्रीमती नयन तारा केरकेट्टा, झा ०प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक -777/ 03, गृह जिला- लोहरदगा ) निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , गुमला (प्रोन्नति के उपरांत 
धारित पद संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , देवघर के पद को 
उत्क्रमित करते हुए अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या-03/पद०-01(क )-02/2019 का.- 1486-- श्री रोबिन टोप्पो, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
775/03 , गृह जिला- रांची) संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची को अगले आदेश तक अपने 
कार्यों के साथ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी माटी , कला बोर्ड , झारखण्ड, राँची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा 
जाता है । 

संख्या -03/पद०-01(क )-02/2019 का.- 1487-- श्री सत्येन्द्र कुमार, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
734ए/03 , गृह जिला- रोहतास) अपर समाहर्ता, धनबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
अपर समाहर्ता, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/पद०-01 (क )-02/2019 का.- 1488-- श्री रणजीत कुमार लाल , झा ० प्र ० से० (कोटि 
क्रमांक -735 / 03 , गृह जिला- धनबाद ) अपर समाहर्ता, छूटी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
अपर समाहर्ता, गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/पद०-01(क )-02/2019 का.- 1489-- श्रीमती इन्दु गुप्ता, झा ०प्र ० से० ( कोटि क्रमांक 
774/03 , गृह जिला- रांची ) अपर समाहर्ता, दुमका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर 
उपायुक्त , पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


का. 


संख्या-03/ पद०-01 ( क )-02/2019 1490-- श्री प्रवीण 

कुमार गगराई, झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक -817/03, गृह जिला- प ० सिंहभूम ) अपर समाहर्ता, कोडरमा को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/पद०-01 (क )-02/2019 का.- 1491- श्री संतोष कु . सिन्हा, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
837/03, गृह जिला- रांची) उप सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड , 
राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, चतरा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या-03/ पद०-01(क )-02/2019 का.- 1492-- श्री आलोक कुमार , झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
832/03 , गृह जिला- लोहरदग्गा ) संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते 
हुए 

अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 26 मार्च, 2019 


का. 


1493- 


संख्या -03/ पद०-01( क )-02/2019 

श्री रणजीत कु ० सिन्हा, झा ०प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक-723/03, गृह जिला- जहानाबाद ) अपर समाहर्ता, लोहरदगा को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक सचिव , प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार , रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


(II ) श्री सिन्हा को अपने कार्यों के साथ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी 
ग्रामोद्योग, राँची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


का . - 1494- 


श्याम 


नारायण 


संख्या-03/ पद०-01( क )-02/2019 

श्री 

राम, झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक -812/03, गृह जिला- पलामू) उप सचिव, स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड , राँची 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 
संख्या-03/ पद०-01 ( क )-02/2019 

श्री सुनील कुमार , न०-2, झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक -728/03, गृह जिला- रांची) अपर निदेशक , भू-अर्जन एवं पुर्नवास, सुवर्णरेखा बहुदेशीय 
परियोजना, जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, दुमका के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


का . -1495- 


संख्या-03/ पद०-01( क ) -02/2019 का .-1496-- श्रीमती उमा महतो, झा ० प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
734/03, गृह जिला- खूटी) निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , 
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, लेखा प्रशासन एवं 
स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03 /पद०-01(क )-02/2019 का .-1497-- श्री संदीप कुमार, झा ०प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
759/03, गृह जिला- गिरिडीह ) निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण, बोकारो ( अतिरिक्त प्रभार- सक्षम प्राधिकार ( ओएनजीसी) बोकारो) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अपर नगर आयुक्त , धनबाद नगर निगम, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

(II) श्री कुमार अपने कार्यों के साथ सक्षम प्राधिकार ( ओएनजीसी) बोकारो के अतिरिक्त प्रभार 
में यथावत बने रहेंगे। 


संख्या-03 /पद०-01 ( क)-02/2019 का .- 1498-- श्री अमित कुमार , झा ०प्र ० से० (कोटि क्रमांक 
787/03, गृह जिला- पू० चम्पारण ) निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण, प० सिंहभूम , चाईबासा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव , उद्योग 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/ पद०-01(क)-02/2019 का .-1499-- मो ० मुस्तकीम अंसारी, झा ०प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
810/03, गृह जिला- धनबाद ) निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , 
गुमला को स्थानांतरित करते 

हुए 

अगले आदेश तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, सरायकेला खरसावाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 26 मार्च, 2019 


7 


संख्या-03/ पद०-01( क )-02/2019 का .- 1500-- श्रीमती संगीता लाल , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
772/03, गृह जिला- गुमला) निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , 
रांची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव , राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड, रांची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03 / पद०-01 (क )-02/2019 का .- 1501-- श्री सुनील कुमार सिंह , न०-1 , झा ०प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक-727/03, गृह जिला- रोहतास) निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण, पाकुड़ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03 /पद०-01 (क)-02/2019 का .-1502-- श्री संजय कुमार भगत, झा ०प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
821/03 , गृह जिला- गुमला) निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , 
लातेहार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/ पद०-01 (क )-02/2019 का .- 1503- श्री दिलेश्वर महतो, झा ० प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
768/03, गृह जिला- रांची) निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , 
दुमका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/पद०-01(क)-02/2019 का .-1504-- श्री मनोज कुमार , झा ०प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
847/03, गृह जिला- गिरिडीह ) निदेशक प्रशासन, गृह ( कारा) निदेशालय, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन 
विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, लेखा प्रशासन एवं 
स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ,सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/ पद०-01( क ) -02/2019 का .- 1505-- मो ० सादात अनवर , झा ० प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
839ए/ 03, गृह जिला- पूर्णिया) जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद ( धारित पद अपर समा ० एवं स ० 
कोटि में उत्क्रमित) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं 
स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/पद०-01(क )-02/2019 का .-1506-- श्री पंकज कुमार सिंह , झा ०प्र ० से० ( कोटि क्रमांक 
870/03, गृह जिला- भागलपुर) निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, गिरिडीह को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन ,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/पद०-01 (क ) -02/2019 का.- 1507-- श्री प्रभात कुमार बरदियार , झा ०प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक -800/03 , गृह जिला- रांची) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक निदेशक, लेखा 
प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , प ० सिंहभूम , चाईबासा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


8 


का 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 26 मार्च, 2019 
संख्या-03 / पद०-01( क ) -02/2019 1508-- श्री अखौरी शशांक सिन्हा, झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक -725 / 03 , गृह जिला- पलामू) उप सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण 
विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, लेखा प्रशासन एवं 
स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/ पद0-01( क )-02/2019 का. 1509-- श्री नवीन किशोर सुवर्णो, झा ०प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक -822/03, गृह जिला- रांची) उप सचिव , राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, 
राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/ पद०-01(क )-02/2019 का.- 1510-- श्री निरंजन कुमार , झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
820/03 , गृह जिला- भागलपुर ) उप सचिव , कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप निदेशक कल्याण, रांची प्रमण्डल , रांची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/ पद०-01 (क )-02/2019 का .- 1511-- श्री पशुपति नाथ मिश्रा, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
760/03, गृह जिला- देवघर) उप सचिव , उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक निदेशक , योजना एवं पुनर्वास, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/ पद०-01( क ) -02/2019 का. 1512-- श्री संदीप कुमार दोराइबुरू, झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक -802 /03 , गृह जिला- प० सिंहभूम) उप निदेशक खेलकूद, पर्यटन कला संस्कृति एवं युवा 
कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशिष्ट अनुभाजन 
पदाधिकारी , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/पद०-01( क )-02/2019 का.- 1513-- श्रीमती अर्चना मेहता, झा ० प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
799/03, गृह जिला- पलामू) उप सचिव, गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


(II ) श्रीमती मेहता को अपने कार्यों के साथ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, तेजस्वनी परियोजना 
के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या-03/ पद०-01( क )-02/2019 का. 1514-- श्री विद्यानन्द शर्मा पंकज, झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक -770/03, गृह जिला- हजारीबाग) उप सचिव , पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य 
विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक महाप्रबधंक, कार्मिक- सह -सामान्य 
प्रशासन , झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 26 मार्च, 2019 


9 


संख्या-03/पद०-01(क ) -02/2019 का.- 1515-- श्री कमल कांत गुप्ता, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
854/03, गृह जिला- रांची) उप सचिव , झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग, झारखण्ड, रांची को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पद को उत्क्रमित करते हुए अपने वेतनमान में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या-03/पद0-01 ( क) -02/2019 का.- 1516-- श्री राजेश कुमार , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -832 
के नीचे/03, गृह जिला- छपरा ) सहायक निदेशक , समाज कल्याण निदेशालय , झारखण्ड, राँची ( अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अपने वेतनमान में पदस्थापन ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक निदेशक प्रशासन, गृह (कारा ) निदेशालय , गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/ पद०-01( क )-02/2019 का. 1517-- श्री महेश 

कुमार संथालिया , झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक-785 ए /03, गृह जिला- भागलपुर ) अपर नगर आयुक्त , धनबाद नगर निगम, धनबाद को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, प्रादेशिक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार , दुमका के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


का . - 1518- 


संख्या-03/ पद०-01 ( क )-02/2019 

श्रीमती मधुमिता कुमारी, झा ०प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक -849 /03, गृह जिला- सरायकेला- खरसावां ) विशेष विनियमन पदाधिकारी (SAR ), रांची 
( धारित पद अपर समा० एवं स ० कोटि में उत्क्रमित) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप 
सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/ पद०-01( क )-02/2019 का .-1519-- श्रीमती मीना, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -850/ 03, 
गृह जिला- कोडरमा ) उप सचिव , ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक विशेष विनियमन पदाधिकारी (SAR), रांची के पद को उत्क्रमित करते हुए अपने 
वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/ पद०-01( क )-02/2019 का.- 1520-- श्री एजाज अनवर , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
833/03, गृह जिला- जमशेदपुर ) जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद की सेवा वापस लेते हुए 

अगले 
आदेश तक भूमि सुधार उप समाहर्ता, चाईबासा, प० सिंहभूम के पद पर पदस्थापित कर सेवा पुनः 
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-03/ पद०-01( क ) -02/2019 का .- 1521-- श्री बिनय मनीष आर. लकड़ा, झा ० प्र ० से ० 
( प्रथम बैच , गृह जिला- रांची) भूमि सुधार उप समाहर्ता, चाईबासा, प० सिंहभूम की सेवा वापस लेते हुए 
अगले आदेश तक भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका के पद पर पदस्थापित कर सेवा पुनः राजस्व, 
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपी जाती है । 


10 


. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 26 मार्च, 2019 
संख्या -03/ पद०-01 ( क ) -02/2019 का .- 1522-- श्रीमती अंजना दास, झा ० प्र ० से ० (प्रथम बैच , गृह 
जिला- बोकारो) भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला की सेवा वापस लेते 

हुए अगले आदेश तक जिला भू 
अर्जन पदाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित कर सेवा पुनः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग को सौंपी जाती है । 


संख्या -03/पद०-01( क )-02/2019 का.- 1523-- श्री लखी राम बास्के , झा ०प्र ० से ० ( प्रथम बैच , गृह 
जिला- पू० सिंहभूम ) विशेष भू- अर्जन पदाधिकारी, स्वर्णरेखा परियोजना, चाण्डिल को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के पद पर पदस्थापित करते हुए इनकी सेवा 
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-03/ पद०-01( क )-02/2019 का .- 1524-- श्रीमती जया रेचल मिंज, झा ० प्र ० से ० ( प्रथम बैच , 
गृह जिला- रांची ) व्याख्याता, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ( सर्ड), राँची को स्थानांतरित करते 

हुए 
अगले आदेश तक सहायक निदेशक , महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/ पद०-01( क )-02/2019 का.- 1525-- मो ० लियाकत अली, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
796/03, गृह जिला- पलामू ) भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव , श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण 
एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/पद०-01 ( क )-02/2019 का .-1526-- श्री अमित प्रकाश, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
676/03, गृह जिला- रांची) अनुमण्डल पदाधिकारी , साहेबगंज की सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं 
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपते हुए अगले आदेश तक इन्हें जिला आपूर्ति 
पदाधिकारी, गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/पद०-01(क )-02/2019 का.- 1527-- श्री कृष्ण कन्हैया राजहंस , झा ०प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक- 851/03, गृह जिला- हजारीबाग) अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा को स्थानांतरित करते हुए 
जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा अगले आदेश तक परिवहन विभाग , 
झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-03 /पद०-01(क) -02/2019 का .-1528-- श्री दीपू कुमार , झा ०प्र ० से ० (प्रथम बैच, गृह जिला 
गिरिडीह) अवर सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए 
अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरिया ( चतरा ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


|| श्री 


कुमार 

को 

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् सिमरिया , 
चतरा के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 26 मार्च, 2019 


11 


संख्या -03/ पद०-01 (क )-02/2019 का.- 1529-- श्री नागेन्द्र पासवान, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
785/03, गृह जिला- हजारीबाग) जिला परिवहन पदाधिकारी, खूटी की सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड, 
राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें उप नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/ पद०-01 (क )-02/2019 का .-1530-- श्री अरविन्द कुमार लाल, झा ०प्र ० से ० (प्रथम बैच , 
गृह जिला- रांची) अवर सचिव, योजना- सह- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची की सेवा राजस्व, निबंधन एवं 
भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपते हुए अगले आदेश तक इन्हें जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, 
दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/ पद०-01( क )-02/2019 का.- 1531-- मो ० जियाउल अंसारी , झा ० प्र ० से ० (प्रथम बैच , 

गृह 
जिला- गोड्डा ) अवर सचिव , योजना- सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची की सेवा राजस्व, निबंधन एवं 
भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपते हुए अगले आदेश तक इन्हें भूमि सुधार उप समाहर्ता, 
बरही के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -03/ पद०-01 (क )-02/2019 का.- 1532-- श्री सतीश चन्द्रा, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
802 ए/03, गृह जिला- गया) अनुमण्डल पदाधिकारी, चास ( बोकारो) की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपते हुए अगले आदेश तक इन्हें भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03/ पद०-01 (क )-02/2019 का.- 1533-- श्री भगीरथ प्रसाद, झा ०प्र ० से ० ( प्रथम बैच, गृह 
जिला- बोकारो), जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले 
आदेश तक इनकी सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड राँची को सौंपी जाती है । 


का. 


संख्या-03/ पद०-01 ( क )-02/2019 1534-- श्रीमती शैल प्रभा कुजूर , झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक -751/03 , गृह जिला- गुमला), जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला की सेवा वापस लेते हुए 
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित कर अगले आदेश तक सेवा पुनः खाद्य, 
सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को सौंपी जाती है । 


संख्या-03/पद०-01( क )-02/2019 का .- 1535-- श्री प्रभात कुमार, झा ० प्र ० से ०( कोटि क्रमांक 
754/03, गृह जिला- रांची), जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू की सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची 
से वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


|| श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् पाकुड़ के 
लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


12 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 26 मार्च, 2019 
संख्या-03/पद०-01( क) -02/2019 का.- 1536-- श्री संजय पी ० एम० कुजूर, झा ० प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक-782/03, गृह जिला- रांची), जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, दुमका की सेवा राजस्व, निबंधन एवं 
भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, 
गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

|| श्री कुजूर को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् गोड्डा के 
लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या-03/ पद०-01( क ) -02/2019 का.- 1537-- श्रीमती हेमा प्रसाद, झा ० प्र ० से ० ( प्रथम बैच , गृह 
जिला- देवघर ), जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, धनबाद की सेवा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक 
सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, चास 
( बोकारो ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

|| श्रीमती प्रसाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् चास 
( बोकारो ) के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या-03/पद०-01( क) -02/2019 का .- 1538-- श्री पंकज कुमार साव , झा ०प्र ० से ० ( प्रथम बैच , गृह 
जिला- बोकारो), जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार की सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस 
लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

॥ श्री साव को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् साहेबगंज 
के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या -03/पद०-01 (क ) -02/2019 का.- 1539-- श्री बिजय वर्मा, झा ० प्र ० से ० (प्रथम बैच , गृह 
जिला- हजारीबाग), जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह की सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची से 
वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

|| श्री वर्मा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् कोडरमा के 
लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला के अपर समाहर्ता चूंकि 
नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित है , अतएव वे दिनांक 25.02.2019 के उपरांत प्रभार सौंप कर 
दिनांक 28.02.2019 को अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 

3. सभी संबंधित पदाधिकारी (जिला के अपर समाहर्ता को छोड़कर ) दिनांक 23.02.2019 तक 
प्रभार ग्रहण करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 269 -- 50 


